रजिस्ट्री सं॰ डी एल - 33004/99 


REGD. NO. D . L .- 33004 /99 


मत्यपषत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART IISection 3- Sub -nection ( ii ) 


Mal 


masa be 


rlang . 


GAR 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 803 ] 
No. 803 ] 


नई दिल्ली, सोमवार , दिसम्बर 27, 1999 / पौष 6 , 1921 
NEW DELHI,MONDAY, DECEMBER 27, 1999 /PAUSA 6 , 1921 


पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1999 
का . आ . 1293 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का . आ. 605 ( अ ) 27 जुलाई, 1999 द्वारा जारी उस अधिसूचना से उपाषद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गुजरात राज्य में काडला- जामनगर- लोनी पाइपलाइन परियोजना स्थित भेसर्स रिलायंस से टर्निग बिन्दु 
सं . 22 तक और उक्त पाइपलाइन स्थित मैसर्स एस्सार से टर्निग बिन्दु 12 तक द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के परिवहन हेतु पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन 
के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां तारीख 2 अगस्त, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी । 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि पैट्रोलियम के परिवहन हेतु पाइपलाइन बिछाने 
के लिए उक्त भूमि अपेक्षित है ; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किये जाने की घोषणा करती है ; 

और यह भी कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देती है 
कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से सभी विल्लगमों से मुक्त होकर 
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निहित होगा । 

अनुसूची 
जिला तहसील ग्राम सर्वे. सं. 

उ. का . अ. के लिए अर्जित की जाने 

वाली भूमि ( हैक्टेयर में ) । 
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
जामनगर लालपुर नवागाम 152 

0. 1871 
गवर्मेन्ट लेन्ड 

0 . 0949 
373 /99 


( 1 ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


| PART II - SEC . 3( ii )] 


( 1 ) 


( 3 ) 
नवागाम ( जारी ) 


जामनगर ( जारी ) 


लालपुर ( जारी ) 


( 4 ) 
रेलवे क्रोसिंग 
130 
129 
129/ पैकी 
126 
122/पैकी 
122/ पैकी 
गर्वममैन्ट लैन्ड 
कार टैक 


( 5 ) 
0 .0199 
0 .1307 
0.7549 
0. 3532 


0 . 2831 


0 . 2903 


0 . 0338 


0.3348 
0 .3417 


80/ पैकी 
80/ पैकी 
कार ट्रैक 


0. 0693 
0. 0030 
0. 1981 
0. 0049 
0 .6984 


58 / पैकी 
16/ पैकी 


0 . 0059 


21 


0 . 0027 
0.6288 
0 .0399 


0.6199 


कार ट्रेक 
22/ पैकी ) 
22 / पैकी 
गवर्मेन्ट लेन्छ 
46/2/ पैकी । 
46/2/पैकी 
45 
44 / पैकी । 
44/ पैकी 
केनाल 


0. 0148 
0. 0187 


0. 2066 


0 . 2558 


0. 0640 


0. 0221 


0 . 0689 


5 .7462 


कानाधिकारी 


0.1800 


कार ट्रेक 
कुल 
153/ पैकी 
151/ पैकी 
155 /पैकी 
150 


0 . 3050 


0 .4250 
0.0120 


157 


0.3100 


157 / पैकी 
158/ पैकी 
159 
165/ पैकी 


0.2100 
0. 4250 


0 . 0175 


[ भाग 1 - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


( 5 ) 


जामनगर ( जारी ) 


लालपुर ( जारी ) 


0 . 3400 
0 . 0350 


2 . 2595 


गागवा 


0 . 1871 


0 . 0008 


166/ 1/ पैकी 
166 /2/पैकी । 
कुल 
48/ पैकी 
57 / पैकी 
कार ट्रेक 
59 / 1 
59/ 2 
59 / 3 
59/3/ पैकी 
59/ 4/पैकी 


0 . 1052 
0 . 0471 


कुल 


0 . 1535 


जोगवड 


82/ पैकी 


0 . 3100 


0 .0485 


0 . 7520 


0 . 0380 


221/पैकी 
194 
रीवर 
193/ पैकी 


0 . 1060 
0 .4750 


170 


0 . 1800 


0 . 0910 


कार ट्रेक 
165 
164 


0 . 4610 


0 . 0600 


163 


0 . 3350 


157 


0 . 2100 


+ 


+ 


- 


- 


- 


कुल 


3.0665 


जापार 


0 . 0620 


0 . 4755 


गवर्मेन्ट लेन्ड 
535 


0. 0035 
0 . 0340 


238 


0 . 0940 


237/ 1 
237 / 2 
गवर्मेन्ट लेन्ड 
रीवर 
गवर्मेन्ट लेन्ड 


0.1600 
0 . 1540 
0. 1465 


0 . 1500 


227/ 1 
227 / 2 
223/ 1 - 2 
223 / 1 - 1 
223 / 1 - 2 


0.3400 


223/ 2 


222 


22 


0. 2760 
0 . 3055 
0 . 0625 
0 .0035 


कार ट्रेक 
217 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


PART IIS 


. 3 ( ii ) 


GMAT ( ) 


Mare (uk ) 


var (ort) 


217 / 1 


रीवर 


0 . 1700 
0 .0320 
0 . 4620 


कार ट्रेक 
9 /1 - 2 
9 /2 - 2 477 
973 
100 
कार ट्रेक 
कार ट्रेक 
170 


0 .3228 


0 .0460 


0 . 0400 


0 .6755 


170 


166 


0 . 2060 


रीवर 


0 . 1100 


0 .0310 


0 .3290 


0 .4550 


0 ,3020 


कार ट्रेक 
164 
23 
162/161 
गवर्मेन्ट लेन्ड 
135 
13771 
13712 
138/4077 


0 . 0585 


0 .3145 


0 .2480 


0 . 2540 


कुल योग 


6 .3243 


( pa - 14014 /2/99 - 11.41.( 37 ) ] 

सुनील कुमार सिंह, अवर सचिव 
MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th December, 1999 
S . O . 1293 ( E ).- Whereas, by a notification of thc Government of India in the Ministry of Petrolcuin and 
Natural Gas S . 0 . 605 ( E ) dated 27th July, 1999 issued under sub -scction (1 ) of section 3 of thc Petrolcuin and Mincrals 
Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in Land) Act, 1962 (50) of 1962 ). (hicreinafter roferred to as thic said Aci), the 
Central Governmentdeclared its intention to acquire the right of uscr in the land , specified in the Schedule appended 10 
that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of liquid petroleum gas from M /s Reliancc 10 Turning 
Point No. 22 and ESSAR to Tuming Point No. 12 on Kindla Jamnagar - Loni pipeline Project in the Statc of Gujarat by 
thic Gas Authority of India Limited : 

And, whereas , copies of the said Gazette notifications were made available to the public from the 2nd day of 
August 1999 ; 

And , whereas, the competent authority has under sub - section (1 ) of section of the said Act, has submitted the 
report to the CentralGovernment: 

And , whereas, the Central Govemment has, after considering the said report, satisfied that the said land arc 
required for the laying of the pipeline for the transport of petroleum : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub- scction ( 1 ) of section () of the said Act, thic Central 
Goveminent hereby declares that the right of user in the said land, specificd in the Schedulc appended to this notification , 
is hereby acquired for laying the pipeline: 

And , further , in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of section of the said Act, thc Central 
Government directs that the right of user in the said land shall insicud ol vesting in the Central Government, vests , from 
the date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited , free from all cncumbrançes . 


[ 


1 


Il - 


3 ( ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
Mis Reliance GAIL Terminal lo TP - No 22 on Kandla Jamnagar - Loni P/L 


Distt. 


Tehsil 


Village 


Survey No . 


Land to beacquired 
for ROU in hcctarcs. 


2 
Lalpur 


Jamnagar 


Navagam 


152 


(). 1871 


Govi, Lind 


().0949 


0 .0199 


Rly . Cross 
130 


0 . 1307 


129 


0 .7549 


129/ paiki 


0 . 3532 


126 


(),2831 


0 . 2903 


(1,0338 


122 /paiki 
122/paiki 
Govt . Land 
Cart track 
78 
80 /paiki 
80 /paiki 


0 . 3348 


0 . 3417 


Cart truck 


0 .0093 


81 


0 .0030 


0 . 1981 


().( X )49 


01.6984 


58 /paiki 
16 /paiki 


(1,0059 


0 .02 )27 


57 
21 


(1, 0288 


0 ,0399 


(9.6199 


Cart trick 
22/paiki 
22/paiki 
Govt. Land 
10 /2 /paiki 
10 / 2 /paiki 
+ 5 
+ 1/paiki 
+ 1/paiki Canal 


0 .0148 
0 .0187 
(), 2000 


0 .2558 


+ 3 


Cart trick 


Kar - chhikari 


1.53/paiki 
151/paiki 
155 /paiki 
150 
157 


0 . 0X640 
0 ( 221 
() .(1689 
5,7462 
(), 1808 ) 
0 . 3050) 
0 . 4250 
0 .0120 
0 . 3100 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 11 - - SEC , 3 ( li ) 


Jamnagar 


Lalpur 


0 .210x ) 


0 .4250) 


157/paiki 
158 /paiki 
159 
165/paiki 
166 /1/puiki 
166 /2/ paiki 
Cart track 


0 .0175 


(1, 3400) 


0 .0350 
2. 2595 
0). 1871 


Gagva 


().008 


48 /paiki 
57/paiki 
Cart track 
59 / 1 
59 /2 


0 . 1052 


(),(1471 


59 /3 


0 , 1535 


Jogvad 


59 /3/paiki 
59/4 /paiki 
82/paiki 
Drain 
221 /paiki 


0 . 31080) 


(7,0485 


0 ,7520 


194 


(),( 380) 


0 . 100 ) 


(). 4750) 


River 
193 /paiki 
170 
Cart - track 


0 , 1800) 


0 ,0910 


165 


0 . 4610) 


164 


0 . (X60X ) 


0 .3350 


10 ,3 
157 


0 . 21( x ) 


3 .0805 


Jankar 


( .(X620) 


Road 
Govt. Land 
535 


().475 


().(X133 


238 


(1,0340) 


0 .0940 


(). 160X ) 


237 / 1 
237 / 2 
Govt. Land 
River 
Govi. Land 
227 / 1 
227 / 2 
223 / 1- 2 
223/ 1 
223 / 1 - 2 
223 /2 


0 . 1540) 
(). 1465 
() . 1500) 


() , 340X ) 


| भाग || - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Jamnagar 


Jamnagar 


Lalpur 


Jankar 


22.2 


( 0 .2760 


22 . 


10 . 3055 
(0. 0625 


Cart track 
217 


( 0 .0035 


217/ 1 


0.170 ) 


(0. 0320 


River 
Car track 
9/1 - 2 
1 /2 paik 
9/ 3 


04620 


100 


(0. 3228 


( 0. 0460 


Cart trick 
Car lack 
170 


0. 0400 


(0. 6755 


170/ paik 
166 


(0. 2060 


River 


(0. 11000 


Can track 


(0. 0310 


164 


(0. 32900 


23 


( 0.4550 


10. 3020 


( 0. 0585 


(0. 3145 


162/ paiki 
Govt. Land 
135 
137/1 ) 
137/25 
138/ paiki 


0. 2480 


(0. 2540 


6. 3243 


| L -14014/ 2/ 99- G. Pla)| 
S . K. SINGH, Under Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 27 दिसम्पर, 1999 
का . आ . 1294 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने, पैट्रालियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम , 
1962 ( 1962 का 50 ) की (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के पैट्रोलियम 

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ. 604 ( अ ) 27 जुलाई, 1999 द्वारा जारी उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा गुजरात राज्य में कांडला - जामनगर- लोनी पाइपलाइन परियोजना स्थित मैसर्स रिलायंस से टर्निग बिन्दु सं . 
22 तक द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के परिवहन हेतु पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की 
घोषणा की थी ; 

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां तारीख 2 अगस्त 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी । 
और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को दे दी है । 
और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि पैट्रोलियम के परिवहन हेत पाइपलाइन बिछाने 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

| PART II - SHA . 3( ii)| 
के लिए उक्त भूमि अपेक्षित है; 

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से 
उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किये जाने की घोषणा करती है ; 

और यह भी केन्द्रीय सरकार की उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश भी देती है 
कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से सभी दिल्लगमों से मुक्त होकर 
गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निहित होगा । 

अनुसूची 
जिला तहसील ग्राम स . सं. 

उ. का . अ. के लिए अर्जित की जाने 

पाली भूमि ( हैक्टेयर में ) 
जामनगर 
जामनगर 

जामनगर 
जामनगर मोटीखापडी कार्ट ट्रेक 

0.0500 
342/ पैकी 

0 . 7600 


कुल 


0 . 8100 


- - --- ----------- - 


[ एल - 14014/ 2/99 - जी . पी .( ब ) ] 

सुनील कुमार सिंह , अवर सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, Ihc 27th December, 1999 
S . O . 1294 ( E ).- - Whereas, by a notification of thc Government of India in the Mii istry of Petrolcum and 
Natural Gas S . O . 604 (E ) dated 27th July 1999 issued under sub - section ( 1) of section 3 or inic Petrolcum and 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Uscr in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ). (hereinafter referred to as the 
sild Act), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land, spccilicd in thic 
Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of liquid petrolcum 
gas from M/s Reliance to Tuming Point No. 22 on Kandla - Jamnagar - Loni pipcline Project in the State of 
Gujarat State by the Gas Authority of India Limited . 

And , whereas copies of the said Gazette notifications were made availablc to thc public from the 2nd 
day of August 1999 ; 

And , whereas, the competent authority has under sub -section ( 1 ) of section 6 of the said Act, las 
submitted the report to thc Central Governinent: 

And , whereas, the Central Government has, alter considering the said report. satisfied that the said land are 
required for the laying of the pipelinc for the transport of petrolcum : 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -scction ( 1) of section 6 of the said Act, the Central 
Governmenthereby declares that the right of user in the said land, specific in the Schedule appended to this notiſical 
tion , is hereby acquired for laying the pipeline : 

And , further, in exercise of thepowers conferred by sub -section ( 4 ) of section () of the said Act. Ihc (*entral 
Govemment directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Goveniment. vests , from 
the date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited , free from all cncumbranccs. 


M / s Reliance GAIL Terminal 10 TP -No 22 on Kandla - Jamnagar-Loni P / L 
Distt . Tchsil Village 

Surycy No . 


Jamnagar 


Jamuagar 


Motiklavdi 


( 1 track 
342/ paiki 


Land to be icquured 
for ROU in licctares 
0 . 0500 ) 
(0. 764 ) 
(0 . 8160 ) 


| L -14014/2 / 99- GP. ( b )| 
SK . SINGH , Under Secy . 


Printed hy the Manager, Govt. of India Irunn . Rug Roud. Muvaputi , New Delhi - 110064 


